निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 आषाढ़ 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 668) पटना , शुक्रवार , 20 जुलाई 2018 


गृह विभाग 
( आरक्षी शाखा ) 


अधिसूचना 

19 जुलाई 2018 
सं० 4 / वि0 - 1 - 10 - 05 / 2016 - 6221 — बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनियम, 2016 की धारा - 8(2) के 
अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्द्वारा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनियम , 
2016 की अनुसूची को उक्त अधिनियम 2016 के लागू होने की तिथि दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 के प्रभाव से 
निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित करते है: 

अनुसूची 


क्र०सं० | 


पद का नाम 


विभाग 


--| 


|NDIAN 


8 


| पुलिस अवर निरीक्षक 
प्रारक्ष अवर निरीक्षक (परिचारी) 
कम्पनी कमांडर ( गृहरक्षा वाहिनी ) 
फायर स्टेशन ऑफिसर ( अग्निशम पदाधिकारी ) 

आशु अवर निरीक्षक 
| आशु सहायक अवर निरीक्षक ( सीधी भर्ती) 
| टंकक सहायक अवर निरीक्षक ( सीधी भर्ती) । 

आशु सहायक अवर निरीक्षक ( सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से ) 
टंकक सहायक अवर निरीक्षक ( सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से ) 

अ0नि0 (एम०कैडर) 
| स0अ0नि0 (एम कैडर ) 

लिपिक ( पुलिस विभाग के क्षेत्रीय स्थापनों के ) 
| अनि0 ( बेतार) 
अ0नि0 ( तकनीकी ) 


गृह विभाग ( आरक्षी शाखा ) 
गृह विभाग ( आरक्षी शाखा ) 
गृह विभाग ( आरक्षी शाखा ) 
गृह विभाग ( आरक्षी शाखा ) 
गृह विभाग ( आरक्षी शाखा ) 
गृह विभाग ( आरक्षी शाखा) 
गृह विभाग ( आरक्षी शाखा ) 
गृह विभाग ( आरक्षी शाखा ) 
गृह विभाग ( आरक्षी शाखा ) 
विशेष शाखा ( गृह विभाग ) 
गृह विभाग ( आरक्षी शाखा) 
गृह विभाग ( आरक्षी शाखा ) 

वितंतु , गृह विभाग 
वितंतु, गृह विभाग 


11 


14 


बिहार गजट ( असाधारण ), 20 जुलाई 2018 


1 


A 


क्र०सं० पद का नाम 

विभाग 
1 2 

3 
15 | सहायक अधीक्षक ( गृह कारा) 

गृह (कारा) विभाग 
| पुलिस अवर निरीक्षक 

निगरानी विभाग 
17 अवर निरीक्षक ( उत्पाद एवं मद्य निषेध ) 

मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग 
वनपाल 

पर्यावरण एवं वन विभाग 
19 | प्रवर्तन अवर निरीक्षक 

परिवहन विभाग 
नोट : - राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना द्वारा इस अनुसूची में नये पद को सम्मिलित अथवा किसी पद को 
अनुसूची से विलोपित किया जा सकेगा तथा उपर्युक्त पदों के लिये समय - समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 
वेतनमान अनुमान्य होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

रंजन कुमार सिन्हा, 

सरकार के अपर सचिव । 
19 जुलाई 2018 


सं० 4 / वि0 - 1 - 10 - 05 / 2016 - 6221 दिनांक 19 जुलाई 2018 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार 
राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड – (3) के 
अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

रंजन कुमार सिन्हा , 

सरकार के अपर सचिव । 
The 19th July 2018 
No. 4 /M1- 10 -05 /2016 -6221 — In exercise of the powers conferred under Article 8 ( 2 ) of the 
Bihar Police Sub -ordinate Services Commission Act, 2016 ( Bihar Act 6 , 2016 ), the Governor of 
Bihar hereby pleased to subsititute the Schedule of the said Act ,2016 by the following with effect 
from the date of commencement of the said act, 2016 i.e 21 . 10 . 2016 


Schedule 


Controlling Department 


Home Deptt. ( Police Branch ) 
Home Deptt. ( Police Branch ) 
Home Deptt. (Police Branch ) 
Home Deptt . ( Police Branch ) 
Home Deptt . (Police Branch ) 
Home Deptt. (Police Branch ) 


Home Deptt . ( Police Branch ) 


Sl. No 

Name of Post 
__ 1 

2 
Sub Inspector of Police 
2 | Reserve Sub Inspector ( Seargent ) 

| Company commander ( Home Guard ) 

Fire Station officer ( Fire extinguisher officer) 
Steno Sub -Inspector 
Steno Asstt. Sub - Inspector (Direct 
Recruitment) 
Typist Asstt. Sub -Inspector (Direct 
Recruitment) 
Steno Asstt. Sub -Inspector (Limited 
Competitive Examination ) 
Typist Asstt . Sub - Inspector (Limited 

Competitive Examination ) 
10 Sub - Inspector (M -Cadre ) 
11 | Astt. Sub-Inspector ( M - Cadre ) 
12 Clerk ( Field formations) 
13 Sub - Inspector (wireless ) 
14 Sub Inspector ( Technical) 
15 Asst. Superintendent (Home Prison ) 
16 Sub - Inspector of Police 


Home Deptt. ( Police Branch ) 


Home Deptt . (Police Branch ) 


| Special Branch ( Home Deptt. ) 

Home Deptt. (Police Branch ) 
Home Deptt. (Police Branch ) 

Wireless (Home Deptt.) 
Wireless (Home Deptt.) 
Home (Prision ) Deptt. 

Vigilance Deptt. 


Vil 


PER TOT ( 3RITETUT) , 20 GIS 2018 


Sl. No 


Name of Post 


Controlling Department 


17 Sub - Inspector 

Prohibition Excise and 

Registration Deptt . 
18 Forester 

Environment and Forest Deptt 
19 Enforcement Sub - Inspector 

Transport Deptt. 
Note :- New posts may be included in and any post deleted from the appended Schedule by 
the State Government by notification for aforesaid pay scale shall be the same as approved by the 
State Govt. time to time. 

By order of the Governor of Bihar, 

RANJAN KUMAR SINHA , 
Additional Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER TOT ( 37ITYTUT) 668 -571 + 100 - stocontrol 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


